रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
___ नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 6 , 2018 / माघ 17 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6 , 2018 /MAGHA 17 , 1939 


सं. 470 ] 
No. 470]] 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

( औशध विभाग ) 
( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 6 फरवरी , 2018 
का . आ . 544( अ). – भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 
और का . आ . 701 ( अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे 
की सारणी के स्तंभ ( 6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4), और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट 
प्रबलता, इकाई (यूनिट ) और विनिर्माता और विपणन कम्पनियों के नाम सहित स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की , 
वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . 


प्रबलता 


इकाई विनिर्माता और विपणन कंपनी 


खुदरा मूल्य 


( 1 ) 


___ ( 6 ) 

1 . 64 


विनिर्मिति का नाम / ब्रांड 
का नाम 

( 2 ) 
पेरासिटामोल + 
डाइसाइक्लोमाइन गोली 
( पेसीमोल स्पास ) 
एमोक्सीसीलिन पोटेशियम 
क्लावुलानेट गोली 
( क्लवाम फॉरट डीटी) 


( 3 ) 

( 4 ) 
प्रत्येक अलिपित गोली में : पेरासिटामोल 1 गोली मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड 
आईपी 500 मिग्रा., डाइसाइक्लोमाइन 

फार्मास्यूटिकल्स लि . / मैसर्स 
हाइड्रोक्लोराइड आईपी 20 मिग्रा. 

आईपीसीए लैबोरेटोरिज लि . 
प्रत्येक अलिपित डिपेरसिबल गोली में : | 1 गोली मैसर्स एल्केम लैबोरेटोरिज 
एमोक्सीसीलिन ट्रीहाइड्रेट आईपी के बरार 
एमोक्सीसीलिन 400 मिग्रा., पोटेशियम 
क्लावुलानेट डिलुटिड आईपी के बराबर 
क्लावुलानेट एसिड 57 मिग्रा . 


16. 35 


लि . 


719 GI/2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


7. 64 


लि . 


टेलमिसारटन + क्लोरथाली । प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 1 गोली । मैसर्स सन फार्मा लैबोरेटोरिज 
डॉन गोली (टिगालेट टेलमिसारटन आईपी 40 मिग्रा., 
सीएच 40 ) 

क्लोरथालीडॉन आईपी 12 .5 मिग्रा. 
सिलनिडीपिन प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : । 

1 गोली | मैसर्स प्योर एंड क्योर 
+ टेलमिसारटन गोली सिलनिडीपिन 10 मिग्रा., टेलमिसारटन 

हेल्थकेयर प्रा. लि . / मैसर्स 
( टेलवासील 80 मिग्रा .) आईपी 80 मिग्रा . 

एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्रा . 


10 .54 


लि . 


मेटोप्रोलोल ईआर गोली । 


8 . 39 


1 . 88 


6. | पैरासिटामोल + केफिन 

गोली (पेसीमोल एक्टीव) 


14 


5 .56 


डोक्सीसायसलीन + 
लैक्ट्रीक एसिड बासिलस 
कैप्सूल 


प्रत्येक फिल्म लिपित एक्सटेंडिड रिलिज 1 गोली मैसर्स इनटास 
गोली में : 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
मेटोप्रोलोल सुस्सीनेट आईपी 71. 25 के 
बराबर मेटोप्रोलोल टाट्रेट 75 मिग्रा. 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 

1 गोली मैसर्स इपका लैबोरेटोरिज लि . 
पैरासिटामोल आईपी 650 मिग्रा., केफिन 
एनहाइड्रोस आईपी 50 मिग्रा. 
प्रत्येक हार्ड जेलेटाइन कैप्सूल में : 1 कैप्सूल मैसर्स मासकोट हेल्थ सिरिज 
डोक्सीसायसलीन हाइकलेट के बराबर 

प्रा . लि . / मैसर्स जायडस 
डोक्सीसायसलीन ( पैलेटस ) 100 मिग्रा., 

हेल्थकेयर लि . 
लैक्ट्रीक एसिड बासिलस ( इनटेरिक लिपित 
पैलेटस) 5 बिलियन सपोरेस 
प्रत्येक हार्ड जेलेटाइन कैप्सूल में : | 1 कैप्सूल मैसर्स बेननेट फार्मास्यूटिकल्स 
डोक्सीसायसलीन हाइकलेट के बराबर 

लि . 
डोक्सीसायसलीन ( पैलेटस) 100 मिग्रा., 
लैक्ट्रीक एसिड बासिलस (इनटेरिक लिपित 
पैलेटस ) 5 बिलियन सपोरेस 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 

| 1 गोली । मैसर्स सफटेब लाइफ 
सीलनीडीपाइन 10 मिग्रा., टेलमिसारटन 

साइंस / मैसर्स लुपिन लि . 
आईपी 40 मिग्रा. 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 

| 1 गोली मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड 
सीलनीडीपाइन 10 मिग्रा., टेलमिसारटन 

फार्मास्यूटिकल्स लि . / मैसर्स 
आईपी 40 मिग्रा. 

एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्रा . 


5. 56 


डोक्सीसायसलीन + 
लैक्ट्रीक एसिड बासिलस 
कैप्सूल 


सीलनीडीपाइन + 
टेलमिसारटन गोली 


10 . 


सीलनीडीपाइन + 
टेलमिसारटन गोली 


लि . 


11 . | लेवीटेरासेटम गोली 


1 गोली 


प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 
लेवीटेरासेटम आईपी 1000 मिग्रा., 


23.37 


12. | लेवीटेरासेटम गोली 


1 गोली 


प्रत्येक फिल्म लिपित प्रोलोंगड रिलिज 
गोली में : लेवीटेरासेटम आईपी 1000 मिग्रा., 


23. 37 


मैसर्स मासकोट हेल्थ सिरिज 
प्रा . लि . / मैसर्स जायडस 
हेल्थकेयर लि . 
मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड 
फार्मास्यूटिकल्स लि . / मैसर्स 
एमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स लि . 
मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड 
फार्मास्यूटिकल्स लि . / मैसर्स 
लाईफस्टार फार्मा प्रा . लि . 


1 मिलि . 


फेनीलेफराइन + 
क्लोरफेनीरामाइन सिरप 


0. 75 


| 1 गोली 


मैसर्स सन फार्मा लैबोरेटोरिज 


30. 82 


14. | सुमाट्रीपटन + नप्रोक्सेन 

गोली (नाक्सकॉम ) 


लि . 


15 . 


| 1 गोली 


____ 9 . 79 


सीलनीडीपाइन + 
टेलमिसारटन + 
क्लोरथालीडॉन गोली 


प्रत्येक 5 मिलि . में : 
फेनीलेफराइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 5 
मिग्रा., 
क्लोरफेनीरामाइन मालेट आईपी 2 मिग्रा. 
प्रत्येक अलिपित बिलेयरड गोली में : 
समाट्रीपटान सुस्सीनेट आईपी के बराबर 
सुमाट्रीपटन 85 मिग्रा., 
नप्रोक्सेन सोडियम यूएसपी 500 मिग्रा. 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 
सीलनीडीपाइन 10 मिग्रा., टेलमिसारटन 
आईपी 40 मिग्रा., क्लोरथालीडॉन आईपी 
6.25 मिग्रा. 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 
टेलमिसारटन आईपी 40 मिग्रा., 
एमलोडीपिन बाईसलेट आईपी के बराबर 
एमलोडीपीन 5 मिग्रा., क्लोरोथालीडाफन 
आईपी 12. 5 मिग्रा. 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 
टेलमिसारटन आईपी 40 मिग्रा., 
| एमलोडीपिन बाईसलेट आईपी के बराबर 
एमलोडीपीन 5 मिग्रा., क्लोरोथालीडाफन 
आईपी 12.5 मिग्रा. 


मैसर्स साइनोकेम 
फार्मास्यूटिकल्स लि . / मैसर्स 
मेनकाइंड फार्मा लि . 


16. 


1 गोली 


8 . 75 


टेलमिसारटन + 
एमलोडीपिन + 
क्लोरोथालीडाफन गोली 


| मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड 
फर्मास्यूटिकल्स लि . / मैसर्स 
एब्बोट इंडिया लि . 


17. 


| 1 गोली । मैसर्स सन फार्मा लैबोरेटोरिज 


8. 75 


लि . 


टेलमिसारटन + 
एमलोडीपिन + 
क्लोरोथालीडाफन गोली 
( टीगाटेल एसीएच 40) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टेलमिसारटन + प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 

1 गोली | मैसर्स सन फार्मा लैबोरेटोरिज 14. 00 
एमलोडीपिन + 

टेलमिसारटन आईपी 80 मिग्रा., 
क्लोरोथालीडाफन गोली एमलोडीपिन बाईसलेटत आईपी के बराबर 
( टीगाटेल एसीएच 80 ) एमलोडीपीन 5 मिग्रा., क्लोरोथालीडाफन 

आईपी 12.5 मिग्रा. 
19 . | ह्यूमन इंसुलिन इंजैक्शन प्रत्येक मिलि . में : 

1 मिलि . | मैसर्स एमजे बायोफार्मा प्रा . 63. 66 
ह्यूमन इंसुलिन ( 30 प्रतिशत घुलनशीन इंसुलिन 

लि . / मैसर्स कोए 
इंजैक्शन और 70 प्रतिशत इसोफेन इंसुलिन 

फार्मास्यूटिकल्स प्रा . लि . 
इंजैक्शन के रूप में ) ( यूमन इंसुलिन आरडीएनए 

ऑरिजिन) आईपी 100 आईयू मेटाक्रिसोल 
(प्रेजरवेटिव के रूप में ) यूएसपी-0. 16 प्रतिशत 
डब्ल्यू / वी , फेनोल (प्रेजरवेटिव के रूप में ) आईपी 

0. 065 प्रतिशत डब्ल्यू / वी वाटर फॉर इंजैक्शन 
20. | ह्यूमन इंसुलिन इंजैक्शन प्रत्येक मिलि . में: 

1 मिलि . | मैसर्स एमजे बायोफार्मा प्रा . 63. 66 
ह्यूमन इंसुलिन ( 50 प्रतिशत घुलनशीन इंसुलिन 

लि . / मैसर्स कोए 
इंजैक्शन और 50 प्रतिशत इसोफेन इंसुलिन 

फार्मास्यूटिकल्स प्रा . लि . 
इंजैक्शन के रूप में) ( ह्यूमन इंसुलिन आरडीएनए 

ऑरिजिन) आईपी 100 आईयू मेटाक्रिसोल 
( प्रेजरवेटिव के रूप में ) यूएसपी -0.16 प्रतिशत 
डब्ल्यू / वी, फेनोल (प्रेजरवेटिव के रूप में ) आईपी 

0.065 प्रतिशत डब्ल्यू / वी वाटर फॉर इंजैक्शन 
21 . | ह्यूमन इंसुलिन इंजैक्शन प्रत्येक मिलि . में : 

1 मिलि . | मैसर्स एमजे बायोफार्मा प्रा . 63 .66 
ह्यूमन इंसुलिन ( ह्यूमन इंसुलिन आरडीएनए 

लि . / मैसर्स कोए 
ऑरिजिन) आईपी 100 आईयू मेटाक्रिसोल 

फार्मास्यूटिकल्स प्रा . लि . 
( प्रेजरवेटिव के रूप में) यूएसपी -0.025 प्रतिशत 
डब्ल्यू / वी , फेनोल (प्रेजरवेटिव के रूप में ) आईपी 

0.065 प्रतिशत डब्ल्यू / वी वाटर फॉर इंजैक्शन 
22. डोकेटाक्सेल इंजेक्शन प्रत्येक मिलि. कॉनशनट्रेट में : 

प्रति पैक | मैसर्स वेन्स रेमडाइज लि . / - 10280. 34 
(डोकेटाक्सेल आईपी 120 डोकेटाक्सेल (एनहाइड्रोज) 40 मिग्रा., पोलीसोर्बेट । (120 मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लि . 
मिग्रा . / 3 मिलि.) 80 – 556 मिग्रा. 

मिग्रा. / 3 
इथानोल एनहाइड्रोज 326 मिग्रा.+ साइट्रिक एसिड मिलि . 
मोनोहाइड्रेट 2 मिग्रा. (फॉर पीएच एडजेसमेंट ) 

वाटर फॉर इंजेक्शन 
| 23. इसीटालोप्राम + प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 

1 गोली | मैसर्स एसेंट फार्मा / मैसर्स 

3 . 83 
क्लोनाजेपाम गोली इसीटालोप्राम औक्सालेट आईपी के बराबर 

एब्बोट हेल्थकेयर लि . 
( सजेटालो प्लस 5) इसीटालोप्राम 5 मिग्रा., क्लोनाजेपाम आईपी 

0.5 मिग्रा. 
24. टेलमिसारटन + प्रत्येक अलिपित गोली में : 

1 गोली मैसर्स मेकलॉडस 
एम्लोडिपिन गोली टेलमिसारटन आईपी 40 मिग्रा., 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
( टेलमिडूक एएम ) एम्लोडिपिन बाईसलेट आईपी के बराबर 

एम्लोडिपिन 5 मिग्रा . 
टेलमिसारटन + प्रत्येक अलिपित गोली में : टेलमिसारटन 11 गोली । मैसर्स मेकलॉडस 
हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड | यूएसपी 40 मिग्रा., हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
गोली (टेलमिडूक एच 40 ) यूएसपी 12.5 मिग्रा. 


26. 


1 कैप्सूल | मैसर्स साइनोकेम 

फार्मास्यूटिकल्स लि . / मैसर्स 
टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स लि . 


रोसुवासटाटिन + एस्प्रीन + | प्रत्येक हार्ड जेलेटाइन कैप्सूल में : 
क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल रोसुवासटाटिन कैल्शियम आईपी के बराबर 
( रोजुकोर गोल्ड 10 ) रोसुवासटाटिन 10 मिग्रा. ( पैलेटस में ), 

एस्प्रीन आईपी 75 मिग्रा. 
( गास्ट्रो - रेसिस्टेनट पैलेटस), क्लोपिडोग्रेल 
बाईसल्फेट आईपी के बराबर क्लोपिडोग्रेल 

75 मिग्रा. ( पैलेटस में ) 
रोसुवासटाटिन + एस्प्रीन + | प्रत्येक हार्ड जेलेटाइन कैप्सूल में : 
क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल रोसुवासटाटिन कैल्शियम आईपी के बराबर 
( रोजुकोर गोल्ड 20 ) रोसुवासटाटिन 10 मिग्रा. (पैलेटस में ), 

एस्प्रीन आईपी 75 मिग्रा . 
( गास्ट्रो - रेसिस्टेनट पैलेटस ), क्लोपिडोग्रेल 
बाईसल्फेट आईपी के बराबर क्लोपिडोग्रेल 
75 मिग्रा. (पैलेटस में ) 


18 . 00 


1 कैप्सूल मैसर्स साइनोकेम 

फार्मास्यूटिकल्स लि . / मैसर्स 
टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स लि . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


28 . 


2 . 91 


एमोक्सीसीलिन + 
क्लावुलानेट ससपेंशन 


प्रत्येक कॉबी पैक में: (ए) वन बोतल ऑफ 1 मिलि . मैसर्स टूएंटी फस्ट सेंचूरी 
एमेक्सीसीलिन एंड पोटेशियम क्लावुलानट 

फार्मास्यूटिकल्स प्रा . लि . 
ओरल ससपेंशन एल. पी. प्रत्येक 5 मिलि . 

/ मैसर्स ग्लेनमार्क 
ऑफ रिकनसटिटूड ससपेंशन में : 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
एमोक्सीसीलिन ट्रहाइड्रेट आईपी के बराबर 
एमोक्सीसीलिन 400 मिग्रा., 
पोटेशियम क्लावुलानेट डिलुटिड आई के 
बराबर क्लावूलनिक एसिड 57 मिग्रा. 
प्रत्येक 5 मिलि. में : 

| 1 मिलि. | मैसर्स त्रिरूपति मेडीकेयर लि . 
पैरासिटामोल आईपी 125 मिग्रा., 

/ मैसर्स आईपीसीए 
मेफेनामिक एसिड आईपी 50 मिग्रा 

लैबोरेटोरिज प्रा. लि . 
फ्लावोरेड सिरप बेस 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 

1 गोली । मैसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर 
इटोरिकोक्सीब आईपी 60 मिग्रा., 

( पी ) लि . / मैसर्स आईपीसीए 
पैरासिटामोल आईपी 325 मिग्रा. 

प्रा .लि . 


29. 


0 . 48 


पैरासिटामोल + 
मेफेनामिक ( पासीमॉल 
एमएफ 125 ) 


30. 


5 .14 


इटोरिकोक्सीब + 
पैरासिटामोल गोली 
( इटोमैक्स पी ) 


नोट : 
( क ) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात जो " नई ड्रग ” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2( यू) के तहत उपर्युक्त 
दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 6 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या 
यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं । 
( ग ) औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 6 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस 
के माध्यम से जारी करें । 
( घ ) औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 2013 के 24 ( 4 ) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विकेता और वितरक विनिर्माता द्वारा 
दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे पराम के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए 
पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहज य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा । 
( ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती है । 
( च ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 
अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
( छ ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरुप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे । 
[ कां . सं. / 186 / 54/ 2018 / एफ / फा . सं0 8(54 ) / 2018 / डीपी / एनपीपीए - डिवी.-II ] 

___ बलजीत सिंह, सहायक निदेशक 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 

(Department of Pharmaceuticals ) 
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY ) 

ORDER 

New Delhi, the 6th February , 2018 
S . O . 544 (E ). — In exercise of the powers conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices 
Control) Order, 2013 , read with S . O . 1394 ( E ) dated the 30th May , 2013 and S . O . 701( E ) dated 10th March , 
2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , the National 
Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ), hereby fixes, the price as specified in 


[ 971 II - 905 3 (ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


column (6 ) of the table herein below as the retail price , exclusive of goods and services tax, if any, in relation 
to the formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength , unit 
and name ofmanufacturer & marketing company , as specified in the corresponding entries in columns ( 3) , (4 ) 
and ( 5 ) thereof; 


TABLE 


SI 


Strength 


Unit 


Manufacturer & 
Marketing Company 


No 


Name of the 
Formulation / Brand 

Name 

( 2 ) 
Paracetamol + 
Dicyclomine Tablet 
(Pacimol Spas) 


Retail 
Price 
(Rs.) 
(6 ) 


1 .64 


( 3 ) 
Each Uncoated tablet contains : 
Paracetamol IP 500mg, 
Dicyclomine Hydrochloride IP 20 mg 


( 4 ) 

(5 ) 
1 Tablet | M / s Akums Drugs and 

Pharmaceutical Ltd . / 
M /s IPCA Laboratories 

Ltd . 
1 Tablet M / s Alkem 

Healthscience - A unit of 
Alkem Laboratories / 
M / s Alkem labortories 
Ltd . 


16 . 35 


Amoxicilin Potasium 
Clavulanate Tablet 
( Clavam Forte DT) 


Each uncoated dispersible tablet 
containing: 
Amoxicilin Trihydrate IP eq . to 
Amoxicilin 400mg, 
Potasium Clavulanate diluted IP eq. 
To Clavulanic acid 57 mg 

Each film coated Tablet contains: 
| Telmisartan IP 40mg, 
Chlorthalidone IP 12 .5mg 


3 . 


1 Tablet 


7 .64 


Telmisartan + 
Chlorthalidone Tablet 
( Tigatel CH40 ) 


M / s Sun Pharma 
Laboratories Limited 


10 .54 


Cilnidipine + 
Telmisartan tablet 
( Telvacil 80mg) 


5 . 


Metoprolol ER Tablet 


8 . 39 


6 . 


1 . 88 


Paracetamol + 
Caffeine Tablate 
(Pacimol Active ) 
Doxycyclilne + Lactic 
Acid Bacillus 
capsules 


5 .56 


Each Tablet contains: 

1 Tablet | M /Pure and Cure 
Cilnidipine 10mg , 

Healthcare Pvt. Ltd . / 
Telmisartan IP 80mg 

M / s Aristo 
Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd . 
Each film coated extended release 1 Tablet M / s Intas 
Tablet contains : 

Pharmaceuticals Limited 
Metoprolol Succinate IP 71 .25mgeq . 
to Metoprolol Tartrate 75mg. 
Each film coated Tablet contains: 1 Tablet M /s Ipca Laboratories 
Paracetamol IP 650mg, 

Limited 
Caffeine Anhydrous IP 50mg 
Each hard Gelatin capsule contains: 1 Capsule M / s Mascot Health 
Doxycycline Hyclate eq . to 

Series Pvt. Ltd . / M /s 
Doxycycline 100mg, Lactic Acid 

Zydus Healthcare 
Bacillus 5 Billion Spores 

Limited . 
Each hard Gelatin capsule contains: | 1 Capsule M / s Bennet 
Doxycycline Hyclate eq . to 

Pharmaceuticals Ltd . 
Doxycycline (Pellets ) 100mg, Lactic 
Acid Bacillus (enteric coated Pellets ) 
5 Billion Spores 
Each filmcoated tablet contains : 1 Tablet M /s Safteb Life Science / 
Cilnidipine 10mg, 

M / s Lupin Limited 
Telmisartan IP 40mg 
Each filmcoated tablet contains : 1 Tablet M /s Akums Drugs & 
Cilnidipine 10mg, 

Pharmaceuticals Ltd . / 
Telmisartan IP 40mg 

M /s Aristo 
Pharmaceuticals Pvt. 


8 . 


5 . 56 


Doxycyclilne + Lactic 
Acid Bacillus 
capsules 


Cilnidipine + 
Telmisartan Tablet 


10 . 


7 .11 


Cilnidipine + 
Telmisartan Tablet 


Ltd . 


11. 


Levetiracetam Table 


1 Tablet 


23 . 37 


Each film coated tablet contains: 
Levetiracetam IP 1000mg 


M / s Mascot Health 
Series Pvt. Ltd . / M /s 
Zydus Healthcare 
Limited 
M /s Akums Drugs & 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M / s Emcure 


12. | Levetiracetam Table 


1 Tablet 


23 . 37 


Each film coated Prolonged release 
tablet contains: 
Levetiracetam IP 1000mg 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


13 . 


1 ML 


0 .75 


Phenylephrine + 
Chlorpheniramine 
Syrup 


Pharmaceuticals Limited 
| M / s Akums Drugs & 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M /s Lifestar Pharma Pvt . 
Ltd . 
M /Sun Pharma 
Laboratories Limited . 


1 Tablet 


30 .82 


Sumatriptan + 
Naproxen Tablet 
(NAXCOM ) 


1 Tablet 


9 . 79 


Cilnidipine + 
Telmisartan + 
Chlorthalidone Tablet 


M /s Synokem 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M /s Mankind Pharma 
Limited 
M /s Akums Drugs & 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M / s Abbott India 
Limited 


16 . 


1 Tablet 


8 .75 


Telmisartan + 
Amlodipine + 
Chlorthalidone Tablet 
( Telpres Trio ) 


1 Tablet 


8 . 75 


M /s Sun Pharma 
Laboratories Limited 


Telmisartan + 
Amlodipine + 
Chlorthalidone Tablet 
(Tigatel ACH 40 ) 


Each 5 ml Contains : 
Phenylephrine Hydrochloride IP 
5mg, 
Chlorpheniramine Maleate IP 2mg 
Each uncoated bilayer tablet 
contains: 
Sumatriptan Succinate IP eq . to 
Sumatriptan 85mg, 
Naproxen Sodium USP 500mg 
Each film coated tablet contains : 
Cilnidipine 10mg, 
Telmisartan IP 40mg, Chlorthalidone 
IP 6 .25mg 
Each film coated tablet contains: 
Telmisartan IP 40mg, 
Amlodipine Besylate IP eq . to 
Amlodipine 5mg, Chlorthalidone IP 
12 .5mg 
Each film coated tablet contains : 
Telmisartan IP 40mg, 
Amlodipine Besylate IP eq . to 
Amlodipine 5mg, Chlorthalidone IP 
12 . 5mg 
Each uncoated tablet contains : 
Telmisartan IP 80mg, Amlodipine 
Besylate IP Eq. to Amlodipine 5mg 
& Chlorthalidone IP 12 .5mg 
Insulin Biophasic Isophane PH . Eur ./ 
USP ( 30 % as soluble Insulin 
Injection and 70 % as ISophane 
Insulin Injection ) Each Ml contains: 
r-human Insulin (Regular ) 100 
IU / vial, 
m -Cresol USP -0. 16 % w /v , 
Phenol IP 0 . 065 % w / v 
Insulin Biophasic Isophane PH . Eur./ 
USP (50 % as soluble Insulin 
Injection and 50 % as ISophane 
Insulin Injection ) Each Ml contains: 
r-human Insulin (Regular ) 100 
IU / vial, 
m -Cresol USP - 0 . 16 % w / v , 
Phenol IP 0 . 065 % w / v 
Soluble Insulin Ph. Eur./USP 
Each ml contains: 
r-human Insulin ( Regular ) 100 
IU / vial 


L 


14 .00 


Telmisartan + 
Amlodipine + 
Chlorthalidone Tablet 
( Tigatel ACH 80 ) 


1 Tablet | M /Sun Pharma 

Laboratories Ltd . 


19 . 


1 ML 


63 .66 


Human Insulin 
Injection 


M / s MJ Biopharma Pvt. 
Ltd . / M /s Koye 
Pharmaceuticals Pvt. 


Ltd . 


20 . 


1 ML 


63.66 


Human Insulin 
Injection 


M / s MJ Biopharma Pvt . 
Ltd . / M /s Koye 
Pharmaceuticals Pvt. 


Ltd . 


1 ML 


63 .66 


21. Human Insulin 

Injection 


| M /s MJ Biopharma Pvt. 
Ltd . / M /s Koye 
Pharmaceuticals Pvt. 
Ltd . 


22 . 


10280 . 34 


Docretaxel Injection 
(Docretaxel IP 
120mg/3ml) 


Each ml of concentrate contains: 
Docetaxel ( as anhydrous ) 40mg, 
Polysorbate 80 – 566mg, 
Ethanol Anhydrous 326mg, 
Citric Acid Monohydrate 2mg (for 
PH adjustment), water for injection 


Each 

Pack 
( 120mg/ 3 

ml) 


M / s Venus Remedies 
Ltd . / M / s Cadila 
Healthcare Ltd . 


23. 


3 .83 


Escitalopram + 
Clonazepam Tablet 
(Szetalo Plus 5 ) 


Each film coated tablet contains: 
Escitalopram Oxalate IP eq. to 
Escitalopram 5mg, Clonazepam IP 
0 .5mg 


1 Tablet | M / s Accent Pharma / 

M / s Abbott Healthcare 
Limited . 


[ TT II - 005 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


24 . 


| 1 Tablet 


4 . 30 


Telmisartan + 
Amlodipine Tablet 
( Telmiduce AM ) 


Each uncoated tablet contains: 
Telmisartan IP 40mg, Amlodipine 
Besylate IP eq . to Amlodipine 5mg 


M /s Macleods 
Pharmaceuticals Ltd . 


25 . 


Each uncoated tablet contains : 
Telmisartan USP 40mg, 
Hydrocholrothiazide USP 12 .50mg 


1 Tablet | M /s Macleods 

Pharmaceuticals Ltd . 


Telmisartan + 
Hydrocholrothiazide 
Tablet 
( Telmiduce H 40 ) 
Rosuvastatin + 
Aspirin + Clopidogrel 
Capsule 
(Rozucor Gold 10 ) 


26 . 


1 Capsule 


9 . 9 


M /s Synokem 
Pharmaceuticals Limited / 
M /s Torrent 
Pharmaceuticals Limited 


27 . 


18 .00 


Rosuvastatin + 
Aspirin + Clopidogrel 
Capsule 
(Rozucor Gold 20 ) 


1 Capsule | M /s Synokem 

Pharmaceuticals Limited / 
M /s Torrent 
Pharmaceuticals Limited 


Each Hard Gelatine Capsule 
contains: 
Rosuvastatin Calcium IP eq . to 
Rosuvastation 10mg (As pellets ), 
Aspirin IP 75mg (As Gastro - 
resistant pellets), 
Clopidogrel Bisulphate IP eq . to 
Clopidogrel 75mg (As pellets ) 
Each Hard Gelatine Capsule 
contains : 
Rosuvastatin Calcium IP eq. to 
Rosuvastation 20mg ( As pellets ), 
Aspirin IP 75mg ( As Gastro - 
resistant pellets ), 
Clopidogrel Bisulphate IP eq . to 
Clopidogrel 75mg (As pellets ) 
Each combipack contains: 
(a ) One bottle of Amoxycillin & 
Potassium Clavunate Oral 
Suspension L . P . 
Each 5ml of reconstituted suspension 
contains: 
Amoxycillin Trihydrate IP eq . to 
Amoxycillin 400mg, Potassium 
Clavulante Diluted IP eq . to 
Clavulnic Acid 57mg 
Each 5ml contains : 
Paracetamol IP 125mg, 
Mafenamic acid IP 50mg Flavoured 
Syrup base 


28 . 


1 ML 


2 .91 


Amoxycillin + 
Clavulante 
Suspension 


M /s Twenty First 
Century Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd . / M / s Glenmark 
Pharmaceuticals Ltd . 


29 . 


1 ML 


10.48 


Paracetamol + 
Mafenamic 
Suspension (Pacimol 
MF 125 ) 


M / s Tirupati Medicare 
Limited / M /s IPCA 
Laboratories Pvt. Ltd . 


30 . 


1 Tablet 


5 . 14 


Etoricoxib + 
Paracetamol Tablet 
(Etomax P ) 


Each film coated tablet contains : 
Etoricoxib IP 60mg, Paracetamol IP 
325mg 


| M / s Ravenbhel 
Healthcare (P ) Limited / 
M /s IPCA Laboratories 
Pvt. Ltd . 


Note : 


(a ) The manufacturer of above mentioned formulations i.e . “ new drug " under paragraph 2 (u ) of the 

DPCO , 2013 shall fix the retail price as specified in column (6 ) of the table hereinabove. 
(b ) The manufacturer may add goods and services tax only if they have paid actually or it is payable to 

the Government on the retail price mentioned in column (6 ) of the above said table. 
(c ) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned 

manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6 ) of the above table as per 
provisions contained in paragraph 11 of the DPCO , 2013. The manufacturer shall issue a price list in 
Form - V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO , 2013 to NPPA through IPDMS 

and submit a copy to State Drug Controller and dealers . 
(d ) As per para 24 (4 ) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the 

supplementary price list , if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing 

to consult the same. 
(e ) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketeer as 

mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form - I for price fixation / revision 
as stipulated under DPCO , 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements 
as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission 
from the Competent Authority i.e. the Central/ State Licensing Authority , as may be applicable , by the 

concerned manufacturer/marketing companies. 
(f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with , as per instant price 

notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company 
shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions 

of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955 . 
(g ) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column ( 2) of the above 

table in this notification , the price order(s ) fixing ceiling or retail price , if any , issued prior to the 
above said date of notification , stand (s ) superseded . 


[PN / 186 /54/ 2018 / F / F .No. 8 (54 )/ 2018 /D .P ./NPPA -Div .- II ] 


BALJIT SINGH , Assistant Director 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2018 .02.07 
18 :08 :02 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


